PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 27 , 2000 (ASAR 6 , 1922 SAKA) 


349 


राजस्व विभाग 


दिनांक 26/30 जून , 2000 


संख्या -3 वि ० सैल-I - 2000/ 7183.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित 
भूमि , सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव नलोई , तहसील सिवानी, जिला भिवानी में, भूमिहीन बेघर 
हरिजनों , पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी भू- खण्ड ( प्लाट ) आवंटित करने के लिए 
अपेक्षित हैं , इसके द्वारा, अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम-- I) की धारा -4 के उपबन्धों के अधीन और हरियाणा 
सरकार, राजस्व विभाग, अधिसूचना सं 0 31-वि ० सैल -1-98/ 4483, दिनांक 9 मार्च, 1998 के अधिक्रमण,में उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा कलैक्टर सिवानी तथा 
इस समय, इस कार्य में लगे ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर 
प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस पारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्यों के लिए, प्राधिकत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र में या परिक्षेत्र 
में परिचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन , जिसमें कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि 
से इसमें जो भी बाद में हो तीस दिन की अवधि के भीतर उपमण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं मूमि अर्जन कलेक्टर, सिवानी के सम्मुख 
लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उपमण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलक्टर, सिवानी के कार्यालय में किया जा सकता 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


हरबस्त संख्या 


क्षेत्रफल 


आयत संख्या 
खसरा संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


भिवानी 


सिवानी 


नलोई 


कनाल मरला 

0 18 


132 


121 // 23/ 2 मिन 
उत्तर पश्चिम 


. 


कुल जोड़ 


. 


18 


एल ० एम ० गोयल , 


सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


REVENUE DEPARTMENT 


The 26th/ 30th May , 2000 
No. 3 Spl. Cell - 1-2080/ 7183. -Whereas it appears to the Government of Haryana that the land 
described in the specification below is needed by the Government, ar public expense, for a public purpose , 
namely , for free allotment of residential plots to landless / homeless Harijans, members of backward 
classes and economically weaker percons in village Naloi, tahsi, Siwani, district Bhiwani, it is hereby 
notified that the land described in the spcclfication below is needed for the above puisose . 


350 


HARYANA GOVT GAZ. JUNE 27, 2000 ( ASAR 6,1922. SAKA) 


( PARTI 


This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 
( Act 1 of 1894), and in super session of Haryana Government , Revenue Department notification No. 31 Spl . 
Cell - 1-98/ 4483, dated th : 9th March , 1998 for the information of all to whom it may concern , 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana bereby 
authorise thaCollector Siwani and stch other office -saal officials with their servant and workmen for the 
time being engaged in th > undertaking to enter upon and survey any land in the locality and to do all 
other acts reqiired or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of the locality , may, witnin a 
period of thirty days from th : publication of this notification in the official Gazette or in two dally 
newspapers circulating in the locality of which at least one sball be in the regional language or publicity 
in the locality, whichever is later , file an objection, if any, in writing, before the Sub - Divisional officer 
( Civil ) -cum- Land Acquisition Collector , Siwani. 

Plane of the land may bc ingpacted in the office of th : 5.1 ). Dlvisional Officer (Civil )-cum -Land 
Acquisition Collecter . Siwani . 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


Area 


Hadbast 
number 


Rectangle/ 
Khasra No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Kanal Marla 

0--18 


Bhiwani 


Siwant 


Na loi 


132 


1211/23/2 Min 

N / W 


Total 


0 ..-- 18 


L. M. GOYAL , 


Secretary to Government , Haryana , 

Revenue Department. 


राजस्व विभाग 


दिनांक 30 मई , 2000 


404 


. 


: 


संख्या 109-वि ० संल-2000/ 7345.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचेविशिष्टियों में वर्णित 
मूमि , सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव लिसान, नगला मायन, कदू उर्फ भवानीपुर , गोबिन्दपुरी, खरखड़ी 
मोवां, नगली गोधा तथा धारूहेड़ा , तहसील तथा जिला रिवाड़ी में , भूमिहीन वेघर हरिजनों,पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से 
कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहाशीय भू - खण्ड (प्लाट ) आबंटित करने के लिये अपेक्षित है, इसलिये, इसके द्वारा , अधिसूचित किया 
जाता है कि नीचे वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का अधिनियम 1 ) की धारा 4 के उपबन्धों के अवीन उन सभी 
व्यक्तियों की जानकारी के लिये की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा उप मण्डल अधिकारी 
( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, रिवाड़ी तथा इस समय , इस कार्य में लगे ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपने सेवकों 
तथा कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य 
करने के लिये प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र में या परिक्षेत्र 
में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , 
इसमें जो भी बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर उप -मण्डल अधिकारी (नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , रिवाड़ी के सम्मुख 
लिखित रूप में आक्षेप , यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 


. 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप - मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलक्टर , रिवाड़ी के कार्यालय में किया 
जा सकता है । 


PART I 1 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 27 , 2000 (ASAR 6 , 1922 SARA ) 


351 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


खसरा नम्बर 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र / गांव का नाम तथा हदवस्त 

संख्या 


आयत 
संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कनाल मरले 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


लिसान , 


99 


4 18 


हदवस्त संख्या 1 


4/2 

5 
6/1 


8 0 
7 18 


नगला मायन 


हदवस्त संख्या 32 


25 


33 


18 


22 


12 मिन 


1 13 


कढ़ उर्फ भवानीपुर , 
हदबस्त संख्या 82 
गोबिन्दपुरी , 
हदबस्त संख्या 305 


8 


3/2 मिन 


10 


14 


21/2 मिन 


2 10 


खरखड़ी भीवां , 
हदबस्त संख्या 142 
नगली गोधा , 
हदबस्त संख्या 141 
पारूहेड़ा , 
हृदबस्त संख्या 229 


1 


17/6 


1 13 


36 


11/2 
12 


18 


19 
20 
21 
22 

23 
37 . 2 


2 13 
4 11 
5 19 
8 0 
४ 0 
8 0 
8 0 
7 15 
8 0 
2 18 


कुल जोड़ 


92 16 


एल ० एम ० गोयल , 


सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


REVENUE DEPARTMENT 


The 30th May, 2000 


No. 109.SC- 1 2000/ 7345. - Whereas it appsars to the Govarnor of Haryana that the land dis. 
cribed in the specifications bilow is neiled by the Government . at public axpame , for a public par . 
pose , namely, for fres allotment of residential plots to land1333 hom: less Harijans. members of back . 
ward classes and economically waakor persons in villages Lisin , Nangla Mayai, Kadhi alias Bhawani. 
pur, Gobind Puri, Kharkhri Bhiwa, Nangli Gotha and Dharuhera, tehsil and disrict Rewari, it is hereby 
notified that the land discribed below is needed for the above purpose . 

This notification is made under th : provisions of sertion 4 of th : land Acquisition Act, 1894 
(Act 1 of 1894 ), for the information of all to whom it may concern . 


:: 


352 


HARYANA GOVT GAZ., JUNE 27,20.0 (ASAR 6 , 1922 SAKA ) 


( PART 1 


In exercise of the poucos cor ferred ty ihe aforesa d section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the Sub Divisional Cfficer ( Civil) -cum - Land Acquisition Cellector, Rewari and other officers 
and officials with their serianis ard porn er for 11.c tire being enagaged in the undertaking to enter 
upon ard sirvey the lard in the locality and to do all other acts required of permitted by the section , 

Any person interested , who has any cbjcction to id:c acquisition of the land in the locality, may 
within a period of thity days of the publication of this notification in the official Gazette or in two 
daily newspapers circulating in tle locality of which atleast one stall to in the icgioral Janguage, or 
publicity in the locality,whichever is later , file an objection , if any, in writing before the Sub - Divisional 
Officer (Civil)-cı m -Land Acquisition Collector, Rewari. 

Plans of the land may to inspected in the office of Sub- Divisional Officer ( Civil -cum -Land 
Acquisition Collector, Rewari. 


SPECIFICATIONS 


District 


Tahsil 


Araa 


Rectangle 
Number 


Khasra 
No. 


Locality / 
Name of the 
Village 
Hadbast No. 


3 


4 


5 


6 


N 


K 


M 


Rewari 


Rewari 


99 


Lisan , 
H. B. No. 1 


4/2 
5 
6/1 
3/3 


4 18 
8 O 
7 18 
1 8 


25 


22 


12 Min 


1 13 


8 


3/2 Min 


1 0 


Nangla Mayan , 
H. B. No. 32 
Kandhu alias 
Bhawanipur, 
H. B. No, 82 
Gobind Puri , 
H. B. No. 305 
Kharkhri Bhiwa , 
H. B , No. 142 
Nangli Gotha , 
H. B. No. 141 
Dharuhera , 
H. B. No. 299 


14 


21/2 Min 


2 


1 


17/6 


1 13 


36 


11/2 


2 


13 


11 
19 
0 
0 


12 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 


4 
5 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
2 


0 
15 
0 
18 


37 


3 


1 


Grand Total 


92 


16 


L. M. GOYAL, 


Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department. 


